निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 जून 2009 


( संo पटना 281 ) 


सं0 1075 
योजना एवं विकास विभाग 
( सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय ) 

- - - - - - - - 

संकल्प 

12 जून 2009 
विषय - सांख्यिकी तंत्र के सुदृढीकरण केन्द्र एवं राज्य के बीच समन्वयन स्थापित करने हेतु संचालन समिति 

का गठन । 
विश्व बैंक की सहायता से पूरे राष्ट्र में सांख्यिकी तंत्र की सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वित हो रही 
है । इस परियोजना के तहत राज्यों को उनके सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के निमित केन्द्रीय प्रायोजित 
योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी । इसके तहत राज्यों को सांख्यिकी तंत्र को इस प्रकार सुदृढ़ 
करने की स्वतंत्रता है कि वह राज्य की सांख्यिकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ - साथ राष्ट्रीय स्तर 
पर अपेक्षित तुलनीय एवं मानक सांख्यिकी की आवश्यकता को पूर्ति करने में समर्थ हो । 

बिहार सरकार ने भी विश्व बैंक की सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य की 
सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान की है । 

2. उक्त परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने राज्य में सांख्यिकी तंत्र की सुदृढीकरण की इस योजना को 
कार्यान्वियत करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है , जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे 


अध्यक्ष 


विकास आयुक्त 
प्रधान सचिव/ सचिव , वित्त विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , मानव संसाधन विभाग 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 जून 2009 


5 . 


सदस्य 


प्रधान सचिव/ सचिव , कृषि विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव , सहकारिता विभाग 


6 . 


सदस्य 


7 . 


प्रधान सचिव / सचिव , सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग 


सदस्य 


8 . 


सदस्य 


सदस्य 


प्रधान सचिव/ सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव , श्रम एवं नियोजन विभाग 
निदेशक , सां० एवं मूल्या० निदेशालय 
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार के प्रतिनिधि 


सदस्य 


10 
11 


पदेन सदस्य 


| 12 


प्रधान सचिव/ सचिव , योजना एवं विकास विभाग 


सदस्य सचिव 


( 3) इस समिति के निम्नांकित कार्य होंगे । 

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अनुशंसाओं को क्रियान्वित कराने की व्यवस्था करना । 
(ii ) राज्य के लिए State Strategic Statistical Plan तैयार कराकर भारत सरकार को 

समर्पित करना । 
(iii ) भारत सरकार के अनुमोदन के उपरांत विश्व बैंक से MOU के Terms of Reference 

का अनुमोदन । 
(iv ) MOU के मापदंडो एवं समय सीमा के तहत State Strategic statistical Plan को 

राज्य में कार्यान्वित कराना । 
( 4 ) समिति अपनी कार्यव्यवस्था स्वयं निर्धारित करेगी । समिति को सचिवालीय सहायता सांख्यिकी एवं 

मूल्यांकन निदेशालय प्रदान करेगा । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां राज्य सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों एवं 

प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों को प्रसारित की जाये तथा इसे बिहार राजपत्र के असाधारण 
अंक में जनसाधारण के सूचना हेतु प्रकाशित भी किया जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 

प्रधान सचिव, 
योजना एवं विकास विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 281-571+ 250 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


